सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

12 भाद्र 1936 ( श० ) 
संख्या 426 राँची ,बुधवार 

3 सितम्बर, 2014 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
28 अगस्त , 2014 


संख्या -4/नि0सं0- 12- 59 / 2014 का .- 8680 -- श्री शंकर प्रसाद सिंह, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 419/ 03, गृह 
जिला- भागलपुर ) सम्प्रति अंचल अधिकारी, महागामा, गोड्डा को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि के 
वेतनमान रू0 15, 600 - 39 , 100/- ग्रेड पे 6,600 /- में दिनांक 6 मई, 2005 के प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की 
जाती है । 


__ 2. 


श्री सिंह को प्रोन्नत पद का वेतनमान प्रोन्नत पद का पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, 

सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 426 - 50 | 


